हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार 
मकर संक्रांति मनाने की तारीख ।5 जनवरी 2023 है.मकर 

संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं. इस दिन मकर राशि में सूर्य 

प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के 
नाम से जाना जाता है. बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी और 

उत्तरायण भी कहते हैं.मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं 

का मेला विभिन्न नदियों के घाटों पर लगता है. इस शुभ दिन तिल 

खिचड़ी का दान करते हैं. 


फसल कटाई का त्योहार: मकर संक्रांति के दिन, 
किसान अपने खेतों में जाकर फसल काठते हैं। 
वे फसल को घर लाते हैं और उसे साफ करते हैं। 
फिर, वे फसल को देवताओं को अर्पित करते हैं 


और उसका प्रसाद खाते हैं। 


° इस दिन सुबह स्नान करके 
एक लोटे में लाल फूल और 
अक्षत रखें और सूर्य का 
आह्वान करेें। 


° सूर्य बीज मंत्र का जाप करें. 
श्रीमद्भागवत के एक अध्याय का 
पाठ करें या भगवत गीता का पाठ 
करें। तिल और घी से चुपड़ा हुआ 
नया अनाज दान करें। 


° मकर संक्रांति के दिन नहाने के 

पानी में काले तिल डालें। 

° तिल के पानी से नहाना बहुत 
फायदेमंद होता है। ऐसा करने 
वाले व्यक्ति को रोगों से मुक्ति 

मिल जाती है। 

° इस दिन कंबल गर्म कपड़े घी 
दाल चावल खिचड़ी और तिल 

का दान करने से पापों का शमन 
होता है और जीवन में सुख- 

समृद्धि आती है। I 


